Libr 


रजिस्ट्री सं० डी - 21 


REGISTERED Ao. D - 221 


L 


. 


Govt 
. 


Vt. of India 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 46 ] 
No. 46 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16 , 1974 ( कार्तिक 25, 1896 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , NOVEMBER 16 , 1974 (KARTIKA 25 , 1896 ) 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is gven to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 


भाग III - खण्ड 4 

PART III— SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements 

and Notices issued by Statutory Bodies 


बम्बई, दिनांक 15 अक्तूबर 1974 


रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया 

केन्द्रीय कार्यालय 
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग 


इसके द्वारा बैक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : - - 


बम्बई- 1, दिनांक 30 अक्तूबर 1974 
संदर्भ सं० डी० बी० श्रो० डी० 442/सी० 40 4/ 74 - बैंकिग 
विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 36क की उपधारा ( 2 ) 
के अनुमरण में रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसके द्वारा यह अधिसूचित 
करता है कि पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड , नई दिल्ली उक्त अधि 
नियम के अर्थ के अन्तर्गत बैकिग कंपनी नहीं रह गया है । 

प्रार० के० हजारी, उप गवर्नर 


श्री एफ० आरान्हा को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में 
दिनांक 14 अक्तूबर , 1974 से उप- शाखा निरीक्षक के पद 
पर नियुक्त किया गया है । 

टी० प्रार० वरदाचारी, प्रबन्ध निदेशक 


भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान 


नई दिल्ली - 1, दिनांक 30 सितम्बर 1974 


स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 14 अक्तूबर 1974 

सूचना 
इसके द्वारा बैक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की 
अधिसूचना दी जाती है : --- 

श्री एस . व्ही . पणमुगवादीवेलु ने श्री जी० के० पालु 
वालिया के स्थान पर दिनांक 26 सितम्बर , 1974 को कारो 
बार समाप्त होने की अवधि से नई दिल्ली प्रमुख शाखा के 
स्थानापन्न मुख्य प्रबन्धक का पद भार ग्रहण किया है । 
पी० सी० डी० नम्बियार, उप प्रबन्ध निदेशक 

( कार्मिक एवं मेवाएं ) 
329GI/74 


सं० 5 सी० ए० ( 1 ) / 13 /74- 75 - इस संस्थान की 
अधिसूचना सं० 4 सी० ए० ( 1 )/ 27/ 72- 73 दिनांक 27 
फरवरी 1973, के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 
के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता 
है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने 
अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री विश्वास मनोहर सोमन , ए० सी० 
ए० , अधुतवादी, दात्ताचौक , योटमल ( एम० एस० ) ( एम० नं० 
10236 ) का नाम 13सितम्बर 1974 से पुनः स्थापित कर दिया 

गया है । 
(619 ) 


520 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 16, 1974 ( KARTIKA 25 , 1896 ) | PART III - SEC . 4 


1974 तक हो और यह बैठक सही ढ़ग से और वद्य रूप से हुई 
समझी जाये । 

टी० एस० ग्रेवाल , कार्यवाहक सचिव । 


2 


जमा बीमा निगम 
बम्बई, दिनाक 30 अक्तूबर 1974 
स० 56 13/ डी० आई० मी० 17- 74- - श्री वी० एस० 
मोहरिर को श्री ए०एन० भट्टाचार्य के स्थान पर 30 सितम्बर , 
1974 को कारोबार की समाप्ति से निगम का प्रबन्धक नियुक्त 
किया गया है । 


एस० एस० शिगलकर , निदेशक 


दिनाक 14 अक्तूबर 1974 
म० 5 मी० ए० ( 1 )/ 14/ 74- 75 ---इस मस्थान की 
अधिसूचना स० 4 सी० ए० ( 1 ) / 23/ 6970, दिनाक 18 
फरवरी , 1970 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 
1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह मूचित किया 
जाता है कि उक्त विनियमो के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारी 
को प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार सस्थान परिषद 
ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री एम० ए० एस० मोहम्मद पाकर 
अली , ए० मी० ए०, मी05/ 15, जीवन शान्ति , एल० आई० मी० 
स्टाफ क्वार्टर्स, सान्त कम्ज वैस्ट , बम्बई- 5 ( एम० न० 8865 ) का 
नाम दिनाक 8 अक्तूबर 1974 मे पुन स्थापित कर दिया है । 
___ स० 1-सी० ए० ( 70 )/ 74 -~-चार्टर्ड एकाउन्टेन्टम रेगुलेशन्म , 
1964 के रेगुलेशन 59 ( 5 ) के अनुसरण मे दि० कौसिल आफ 
दि० इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टम प्राफ इडिया 1 अक्तूबर, 
1974 से सूरत में वैस्टर्न इन्डिया चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स स्ट्रा 
एसोसिएशन की एक नई शाखा की स्थापना करने की महर्ष घोषण 
करती है । 

यह शाखा वैस्टर्न इडिया चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन की 
सूरत शाखा के नाम से जानी जाएगी । 
____ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स स्टूडैन्ट्स एसोसिएशन निर्धारित रूल्स 
के रूल 4 ( बी ) के अन्तर्गत जैसा निर्धारित है, यह शाखा सदैव 
वैस्टर्न इडिया रीजनल कौसिल या दि० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स . 
एसोसिएशन ( वैस्टर्न इडिया ) के द्वारा सेन्ट्रल के नियत्रण , परि 
वीक्षण तथा निदेशन में कार्य करेगी तथा स्टूडेन्ट्स ऐसोसिएशन 
की शाखाओ के कार्य करने के लिए सेट्रल कौसिल द्वारा जारी किये 
गए निर्देशनो या ऐसे अन्य निर्देशनो द्वारा अनुशामित होगी जो 
समय समय पर जारी किए जाएगे । 

चार्टड एकाउन्टेन्टस 
म . 23 ए० आर० ( 1 ) स०/ 59--- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स 
स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन रूल्स के रूल 6 के अधीन प्रदत्त अधिकारो 
का प्रयोग करते हुए दि कौसिल आफ दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया एतद्द्वारा निम्न प्रकार अधिसूचित 
करती है 
___ यद्यपि सैन्ट्रल कौसिल द्वारा चार्टड एकाउन्टेन्ट्स स्टूडेन्ट्स 
एसोसिएशन रूल्स के रूल 34 के अनुसार दक्षिण भारत चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन के सदस्यो की वार्षिक साधारण 
बैठक प्रति वर्ष 15 मई और 15 जून के बीच होनी अपेक्षित है और 
यद्यपि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दक्षिण भारत चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स स्ट्रन्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों की वार्षिक साधारण 
बैठक 15 मई, 1974 और 15 जून , 1974 के बीच न हो सकी ; 

और यद्यपि उपयुक्त रूल्स की व्यवस्थानो के अनुसार कार्य 
करने में कठिनाई आ गई है , 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना 
कलपक्कम - 60 3 102 दिनाक 14 अक्तूबर 1974 

आवेश 
म० एम० ए० पी० पी० / 31 ( 931 ) / 73-एन० एफ० सी० 
1303 --- चूकि श्री डी० चन्द्रशेखरन , मददगार (बी० ) के पद पर 
रहते हुए भी 5 अक्तूबर, 1973 से अपनी ड्यूटी से अनाधिकृत 
रूप से अनुपस्थित रहे हैं , 

2 और कि श्री चन्द्रशेखरन को , दिनाक 19 नवम्बर , 
1973 के ज्ञापन सख्या एम० ए० पी० पी० / 31 ( 931 )/ 73 
एन० एफ० सी०पी० - 12957द्वारा जो कि उनके स्थायी पते पर 
रजिस्टर्ड डाक में भेजा गया था , इयूटी पर तुरन्त उपस्थित होने 
का आदेश दिया गया था तथा वह ज्ञापन वितरित न होने के कारण 
इस कार्यालय को वापस लौटा दिया गया है , 

3 और चकि श्री चन्द्रशेखरन आज की तारीख तक उयटी 
पर हाजिर नहीं हुए है तथा न ही उनसे उनके अनधिकृत रूप मे 
निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारणो के बारे में कोई सूचना प्राप्त 


4 और चुकि ऊपर लिखे अनुच्छेदो मे दिए गए कारणो 
से मै इस बारे मे सतुष्ट हू कि श्री चन्द्रशेखरन के विरुद्ध उनकी 
अनधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध मे लगाये गये प्रारोप की जाच 
नियमो द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से करवाना समुचितरूपेण ध्यावहारिक 
नहीं है । 

5. और चुकि उक्त श्री चन्द्रशेखरन ने 5 अक्तूबर, 1973 से 
अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रह कर घोर कदाचार किया है तथा 
मैं इस निष्कर्ष पर पहचा हू कि श्री चन्द्रशेखरन नौकरी में रहने 
योग्य व्यक्ति नही है । 

6. अत . नियमो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए में . अब श्री चन्द्रशेखरन को एतद्वारा नौकरी से तत्काल हटाता 


इसलिए अब उपयुक्त अधिकारो के अन्तर्गत संन्ट्रल कौसिल 
निर्देश करती है कि दक्षिण भारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स स्टूडैन्ट्स 
एसोसिएशन के सदस्यो की उपयुक्त साधारण बैठक 15 नवम्बर , 


के० बालकृष्णन , प्रशासन अधिकारी , 
हते विज्ञान - अधिकारी / इजीनियर - एम० एफ० 


PART III - SEC , 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 16 , 1974 (KARTIKA 25 , 


1896 ) 


521 


RESERVE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND 

DEVELOPMENT 

Bombay- 1, the 30th October 1974 
Ref. No. DBOD .442 / C . 404- 74 . - In pursuance of sub 
sec. ( 2 ) of scc, 36A of the Banking regulation Act, 1949 the 
Reserve Bank of India hereby notifies that the Punjab 
National Bank Ltd ., New Dolhi has ceased to be a banking 
company within the meaning of the said Act. 

R . K . HAZARI 
Deputy Governor. 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Bombay , the 14th October 1974 

NOTICE 
The following appointment on the Bank s staff is hereby 
notificd : 

Shri S . V . Shanmugavadivelu has assumed charge as 
Officiating Chicc Manager , New Delhi Main Branch , 
as from the close of business on the 26th September 
1974 , vice Shri G . K . Ahluwalia . 


THL INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

INDIA 
New Delhi-110001, the 30th September 1974 
No. 5 -CA ( I ) / 13 / 74 -75. - With reference to this Institute s 
Notification No. 4 -CA ( 1 ) /27 / 72 -73 dated 27th Februzry . 73 , 
it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the 
Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of 
the powers conferred by Regulation 17 of the said Regula . 
tions, the Council of the Institute of Chartered Accountants 
of India has restored to the Register of Members with effect 
from 13th September , 1974 the same of Shri Vishwas 
Manohar Soman , A . C . A . Awdhulwadi, Dattachowk , 
Ycotmal (MS ) ( M . No. 10236 ) . 

The 14th October 1974 
No . S - CA ( 1 ) / 14 /74- 75 , — With referencc to this Institute s 
Notification No. 4 -CA ( 1 ) /23 /69 - 70 dated 18th February , 
1970 , it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of 
the Chartered Accountants Regulations, 1964 , that in cxercise 
of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regu 
lations, the Council of the Institute of Chartered Accountants 
of India has restored to the Register of Members with effect 
from 8th October , 1974 , the name of Shri M . A , S , Mohamed 
Pacher Ali, A . C . A ., ( 5 / 15 , “ Tcevan Shanli " . LIC Staff Quar 
ters, Santa Cruz West Bombay - 54 ( M . No. 8865 ). 

(CHARTERCD ACCOUNTANTS ) 
No. L-CA (70 ) /74. - In pursuance of Regulation 59 ( 5 ) of 
thc Chartered Accountants Regulations 1964 , the Council of 
the Institute of Chartered Accountants of India is pleased 
to notify the setting up of a Branch of the Western India 
Chartered Accountants Students Association at Surat with 
cffcct from 1st October , 1974 . 

The Branch shall be known as Surat Branch of tho 
Western India Charlercd Accountants Students Association . 

As prescribed under Rule 4 ( b ) of the Chartered Accoun 
tants Students Association Rules, the branch shall at all 
times function subject to the control, supervision and direc 
tion of the Central Council exercised through the Western 
India Regional Council or the Western India Chartered 
Accountants Students Association and shall be governed by 
the Directions issued by the Central Council for the func 
tioning of the branches of the Students Association or such 
other Directions that may be issued from time to time. 

T , S . GREWAL 
Acting Secretary 


PC. D . NAMBIAR 
Dy. Managing Director 
( Personnel & Services ) 


Bombay, the 15th October 1974 
The following uppointment on the Bank s staff is hereby 
notified : - - 

Shri F . Aranha has been appointed as Deputy Branch 
Inspector on the cntral Offico Staff as from the 14th 
October 1974 . 


T . R . VARADACHARY 

Managing Director 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974 


